रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 96 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 96 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 . -- उप - खंड ( il ) 
PART II – Section 3 Sub -section ( 11) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 25 ] 
No. 25 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 1997 / पौष 19 , 1918 
NEW DELHI THURSDAY , JANUARY 9, 1997/PAUSA 19, 1918 


11 
. 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
( रसायन और पेट्रो -रसायन विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली, १ जनवरी, 1997 
• का . आ . 29( अ ). - केन्द्रीय सरकार , औषधि ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 1995 के पैरा के उप - पैरा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पैट्रो - रसायन विभाग ) के आदेश सं. का . आ . 67 ( अ ) दिनांक 31 - 1 - 1995 में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम सं . 1 से 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
आर्थात् : 

सारणी 
क्रम सं . सूत्रयोग का नाम प्रबलता 

पैक आकार 

अधिकतम कीमत ( रु . ) 
2 

3 

प्रत्येक में मि . लि . 
जेंटामाइसिन इंजे. पीड . ( स्पेशल ) जेंटामाइसिन सल्फेट समकक्ष 

2 मि . लि . वायल 

5. 30 
टैम्पर प्रूफ पैक ) 

जेंटामाइसिन आधार 10 मिग्रा. 
जेंटामाइसिन इंजे. पीड ( कन्वेंशनल जेंटामाइसिन सल्फेट समकक्ष 

2 मि . लि . वायल 

5. 14 
जेंटामाइसिन आधार 10 मिग्रा. 
जेंटामाइसिन इंजेक्शन ( कन्वेंशनल जेंटामाइसिन सल्फेट समकक्ष 

2 मि .लि . वायल 
पैक ) 

जेंटामाइसिन आधार 40 मिग्रा. 
जेंटामाइसिन इंजैक्शन ( स्पेशल जेंटामाइसिन सल्फेट समकक्ष 

2 मि . लि . वायल 
टैम्पर प्रूफ पैक ) जेंटामाइसिन आधार 40 मिग्रा. 

[ सं. 9 ( 24 )/ 96 - पी आई - 2 ] 

के . एल. गुप्ता, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पैट्रो रसायन विभाग ) की सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 67 ( अ ) 
दिनांक 31 - 1 - 1995 के रूप में प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् उसका निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था : 
67GI/ 97 

(1) 


पैक ) 


6.24 


6 . 40 " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii ) ] 


- 


- 


1. सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 350 ( अ ) दिनांक 19- 4 - 1995 
2. सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 559 ( अ ) दिनांक 21 -6 - 1995 
3. सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 881 ( अ ) दिनांक 6 - 11 - 1995 
4. सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 144 ( अ ) दिनांक 26 - 2 -1996 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3 ( ii ) में प्रकाशित हुए थे । 


MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS 
(Department of Chemicals & Petrochemicals ) 

ORDER 

New Delhi, the 9th January , 1997 
S .O . 29 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -paragraph (1 ) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 1995 , the CentralGovernmenthereby makes the following amendents in the order of the Government of India in the Ministry 
of Chernicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petro - Chemicals ) No. S . O . 67 ( E ) dated 31 - 1- 1995, namely :- - 

In the Table below the said Order, for serial number 1 to 4 and entries relating therto, the following serial numbers and 
entries shall respectively be substituted , namely :- -- 

TABLE 


Pack Size 


Celling Price ( Rs.) 


6 . 40 " 


SI. No. Name of the formulation Strength 
1 . . . 2 

4 

5 
EACH ML CONTAINS 
" 1. Gentamycin Inj. Paed (Spl. Gentamycin Sulphate Eq. to Genta 2ml Vial 

5. 30 
Temper Proof Pack ) 

mycin Base 10mg. 
Gentamycin Inj. Paed ( Conven Gentamycin Sulphate Eq . to Genta 2ml Vial 

5 .14 
tional Pack ) 

mycin Base 10mg. 
Gentamycin Inj. ( Conventional Gentamycin Sulphate Eq. to Genta 2ml Vial 

6. 24 
Pack ) 

mycin Base 40mg. 
Gentarnycin Inj. ( Spl. Temper Gentarmycin Sulphate Eq. to Gentar 2ml Vial 
Proof Pack ) mycin Base 40mg . 

[ No. 9( 24 )96 - PI( II)] 

K . L . GUPTA , Under Secy . 
Note : The Principal order was published in the Gazette of India vide Government Notification , Ministry of Chemicals and 

Fertilizers ( Department of Chemicals and Petrochemicals) No . S. 0 . 67 ( E) dated 31 - 01 - 1995 and was subsequently 
amended vide : 
( i) Government notification No. S . O . 350 ( E ) dated 19 - 04- 1995 ; 
(ii ) Govemment notification No. S . O . 559 ( E ) dated 21 - 06 - 1995%; 
(iii ) Government notification No . S . O . 881 ( E ) dated 6 - 11 - 1995%3B 
(iv ) Governmentnotification No. S : O . 144 (E ) dated 26 -2 - 1996 , published in the Gazette of India , Extra Ordinary , 

Part II, Section 3 ( ii ). 


आदेश 

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1997 
का . आ . 30 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , औषधि ( कीमत नियंत्रण ) आदेश 1995 के पैरा के उप - पैरा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पैट्रो -रसायन विभाग ) के आदेश सं. का . आ . 68 ( अ ) दिनांक 31 - 1 - 1995 का 
निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् : 
उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्र . सं. 1 से 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र सं. और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् : 

सारणी 


क्र . सं. 


सूत्रयोग का नाम 


प्रबलता 


पैक आकार 


अधिकतम कीमत ( रु. ) 


4 


5 


- 


- 


- 


11. 


2 का ए. एल ./ पत्ता 


6. 80 


पायरिमेथामाइन और सल्फाडॉक्सीन 
गोलियां ( फोरटे गोलिया ) 
पायरिमेथामाइन और सल्फाडॉक्सीन 
गोलियां 


3 
प्रत्येक गोली में शामिल है : 
पायरिमेथामाइन 37.5 मी. ग्रा. + सल्फायविसन 750 मि . ग्रा . 
पायरिमेथामाइन 25 मी . ग्रा. + सल्फाॉक्सिन 500 
मि . ग्रा. गोलियां 


2 का ए. एल / पत्ता 


4 . 68 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


6 .68 


2 
3. पायरिमेथामाइन और सल्फाडॉक्सीन 

गोलियां ( फोरट गोलियां ) 
पायरिमेथामाइन और सल्फाडॉक्सीन 
गोलियां 


4.58 


3 
पायरिमेथामाइन 37 . 5 मी. ग्रा. + सल्फाक्सीन 750 2 का ए. एल ./ 
मि . ग्रा . 
पायरिमेथामाइन 25 मि . ग्रा .+ सल्फाडॉक्सीन 2 का ए. एल./ 
500 मि . ग्रा . 

ब्लिस 
प्रत्येक 5 मि . ली . में है 
पायरिमेथामाइन 12. 5.मि . ग्रा. + सल्फाडॉक्सीन 10 मी . ली , बोतल 
250 मी . ग्रा . 


5. पायरिमेथामाइन और सल्फाडॉक्सीन 


6. 08 " 


ससपे . 


[ सं, 9( 24 )/96 पी. ई. II ] 
के . एल . गुप्ता, अवर सचिव 


टिपणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पैट्रो -रसायन विभाग ) की सरकारी अधिसूचना सं . का, आ , 

68 ( अ ) दिनांक 31 - 1 - 1995 द्वारा प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उक्त में संशोधन किया गया था : 
1 . सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 487 ( अ ) दिनांक 1 -6 - 1995 
2. सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 561 ( अ ) दिनांक 21 - 6 - 1995 
3. सरकारी अधिसूचना सं. का . आ . 1003 ( अ ) दिनांक 27 - 12- 1995 
4. सरकारी अधिसूचना सं . का . आ . 288 ( अ ) दिनांक 4 - 4 - 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3 ( ii ) प्रकाशित । 


A 


-- - - - 


ORDER 

New Delhi , the 9th January , 1997 
S . O . 30 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by sub -paragraph (1 ) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 1995 , the Central govemment hereby makes the following amendments of the order of the Government of India in the 
Minnistry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petro - Chemicals ) No. S. O . 68 (E ) dated 31-01 - 1995 , 
namely :--- 

In the Table below the said Order, for serial numbers 1 to 4 and entries relating thereto , the following serial numbers 
and entries shall respectively be substituted , namely : 

TABLE 
SI. No. Name of the formulation Strength 

Pack Size Ceiling Prices (Rs) 
2 

5 
EACH TAB CONTAINS : 
Pyrimethamine and Sulpha Pyrimethamine Sulphadoxin 37 .5mg+ 2 S AL /ST 

• 6 . 80 
doxin Tablets ( Forte Tabs ) 750mg 
Pyrimethamine and Sulpha Pyrimethamine Sulphadoxin 25mg+ 2 S AL /ST 

4 .68 
doxin Tablets 

500mg / Tab 
Pyrimethamine and Sulpha Primethamine 37.5mg + Sulphadoxin 2 S AL / Blis . 6. 68 
doxin Tablets ( Forte Tabs ) 750mg 
Pyrimethamine and Sulpha Pyrimethamine 25mg + Sulphadoxin 2 S AL /Blis 

4.58 
doxin Tablets 

500mg/ Tab 

EACH FIVE ML CONTAINS 
5 . Pyrimethamine and Sulpha - Primethamin 12 .5mg+ Sulphadoxine 10ml Bottle 
doxinsusp. 250mg 

No. 9(24)/96-PI(II)] 
K . L . GUPTA , Under Secy. 


6 . 08 " 


Note : The principal order was published in the Gazette of India vide Government notification , .Ministry of Chemical 

and Fertilizers, (Department of Chemicals and Petrochemicals ) No . S .O . 68 ( E ) dated 31 - 10 - 1995, and was subsequently 
(i ) Government Notification No. S . 0 . 487 ( E ) dated 01 -- 06 - 1995 
(ii) Government Notification No . S. 0 . 561 ( E ) dated 21 - 06 - 1995 
(iii ) Government Notification No. S . O . 1003 ( E) dated 27-12- 1995 
( iv ) Government Notification NO. S. O . 288( E ) dated 04 -- 04- 1996 published in the Gazette of India , 

Extraordinary , Part II , Section 3 ( ii ) . 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC. 3( i )] 


आदेश 

नई दिल्ली, १ जनवरी , 1997 
का . आ . 31 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , औषधि ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 1995 के पैरा के उपपैरा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पैट्रो - रसायन विभाग ) के आदेश सं . का . आ . 630 ( अ ) दिनांक 
12- 7 - 1995 का निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्: 

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्र . सं . 3 और 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र . सं . और प्रविष्टियां 
रखी जाएंगी, अर्थात् : 

सारणी 
क्र . सं . सूत्रयोग का नाम प्रबलता 

पैक आकार अधिकतम कीमत( रु. ) 
. 1 - - . . - ... 2 

प्रत्येक गोली में 
सेलीसाइलाजोसल्फापाय रेडाइन सेलीसाइजोसल्फापाय रेडाइन 

10 का ए. एल ./ 

37 . 12 
गोलियां 500 मि . ग्रा . 

पत्ता 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


4 . 


36. 82 " 


सेलीसाइलाजोसल्फापाय रेडाइन सेलीसाइजोसल्फापाय रेडाइन 

10 का ए. एल./ 
गोलियां 500 मि . ग्रा . 

पीवीसी लिस 
---- - --- 

[ सं . १ ( 24 )/ 96 - पी . आई. ( II ) ] 

के . एल . गुप्ता, अवर सचिव 
टिप्पणी: मूल आदेश भारत के राजपत्र में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पैट्रो रसायन विभाग ) की सरकारी अधिसूचना सं. का. आ . 

630( अ ) दिनांक 12- 7 - 1995 द्वारा प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् उसका निम्न द्वारा संशोधन किया गया था : 
( 1 ) सरकारी अधिसूचना सं . का . आ . 266 ( अ ) दिनांक 29 - 3 - 1996. 


ORDER 

New Delhi, the 9th January , 1997 
S . O . 31 ( E ). - -In exercise of the powers conferred by sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 9 of the Drugs ( Prices 
Control) Order , 1995 , the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government 
ofIndia in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petro -Chemicals) No. S. O . 630 (E ) 
dated 12 - 07 - 1995 , namely :-- - 

In the Table below the said Order, for serial number 3 & 4 and entries relating thereto , the following serial numbers 
and entries shall respectively be substituted , namely - 

TABLE 
SI. No. Name of the formulation Strength 

Pack Size Ceiling Price (Rs.) 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


__ _ _ 3 


- 


- - 


- 


- 


- . 


10 


EACH TAB . CONTAINS 
"3 . Salicylazosulphapyradine Tab . Salicylazosulphapyradine 500 mg . 10 S AL /ST 

37 .12 
4 . Salicylazosulphapyradine Tab . Salicylazosulphapyradine 500 mg. 10 S AL /PVC BLS 36 .82 " 

[ No. 9 (24)/ 96- PI(II)]] 

K . L . Gupta, Under Secy . 
Note : - - The principal order was published in the Gazette of India vide Government notification , Ministry of Chemicals 

and Fertilisers ( Department of Chemicals and Petro- chemicals) No. S. 0 . 630 ( E ) dated 12. 7. 1995, subsequently 
annended vide : 


(i ) Government Notification No. S. O . 266 ( E ) Dt. 29. 3. 1996 . 


आदेश 
नई दिल्ली, १ जनवरी , 1997 


का . आ . 32 ( अ ), - केन्द्रीय सरकार , औषधि ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 1995 के पैरा 9 के उपपैरा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 5 में यथाविनिर्दिष्ट कीमत को, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित सूत्रयोगों 


के पैरा 2 के रूपौरा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- --- - - 
की , जिसकी प्रबलता और पैक आकार क्रमश: उसके स्तम्भ 3 और 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है , अधिकतम कीमत , जिसमें उत्पाद 
शुल्क और स्थानीय कर, यदि हों , सम्मिलित नहीं हैं , नियत करती है : 

सारणी 
क्र . सं . सूत्रयोग का नाम 

प्रबलता 

पैक आकार अधिकतम कीमत ( रु. ) 
.1 .. 2 
- - - . 

प्रत्येक गोली में 
1. कार्यामेजापाइन टिकिया 400 कार्बामेजापाइन 400 मि . ग्रा . 

10x10 का 

219 .62 

ए एल /स्ट्रिप 
2. कार्षामेआपाइन टिकिया 400 का मेजापाइन 400 मि . ग्रा . 

10x10 का 

216. 62 

ए एल/ब्लिस्टर 
3. कार्बामेजापाइन टिकिया 200 का मेजापाइन 200 मि . ग्रा . 

10x10 का 

114. 88 

ए एल /स्ट्रिप 
का मेजापाइन टिकिया 200 कार्बामेआपाइन 200 मि . ग्रा . 

10x10 का 

111. 88 

ए एल/ब्लिस्टर 
5 . कार्यामेजापाइन टिकिया 200 कार्बामेजापाइन 100 मि . ग्रा . 

10x10 का 

59.70 

ए एल/ स्ट्रिप 
6. कार्बामेजापाइन टिकिया 100 कार्बामेजापाइन 100 मि . ग्रा . 

10x10 का 

57. 90 

ए एल/ब्लिस्टर 

प्रत्येक में 5 मि . लि . 
7 . कार्बामेजापाइन सीरप/ सस्पेंशन का मेजापाइन 100 मि . ग्रा . 

100 मि . लि . 

30 . 82 
बोतल मापक 

सहित 
8 . कार्बामेजापाइन सीरप/ सस्पेंशन कार्बामेजापाइन 100 मि . ग्रा . 

50 मि . लि . 

16. 82 
बोतल मापक 

सहित 
- - --- - 

[ सं १ ( 24 )/ 96 - पी . आई. -(II) ] 

के . एल. गुप्ता , अवर सचिव 
ORDER 

New Delhi, the 9th January, 1997 
S. O . 32 (E ). In exercise of the powers conferred by sub -paragraph ( 1) of paragraph 9 of the Drugs (Price 
Control ) Order , 1995 , the Central Government hereby fixed the prices as specified in column ( 5 ) of the Table below as 
the ceiling prices exclusive of excisc duty and local tax , if any , of each of the schedule formulations specified in 
corresponding entry in column (2 ) of the said table with the strength and pack size specified respectively in the 
corresponding entries in columns ( 3) and ( 4 ) thereof ; 

TABLE 
Sl. No. Name of the formulation Strength 

Pack Size Ceiling Price (Rs.) 

.. m 
2. 


- - - -- - - 


- 


1. 


-कल 


Carbamezapine Tab . 400 
Carbamezapine Tab . 400 
Carbamezapine Tab. 200 
Carbamezapine Tab . 200 
Carbamezapine Tab . 100 
Carbamezapine Tab . 100 


EACH TAB. CONTAINS 
Carbamezapine 400mg. 
Carbamczapine 400mg. 
Carbamezapine 200mg. 
Carbamezapinc 200mg. 
Carbamezapine 100mg. 
Carbamezapine 100mg. 

EACH 5ML CONTAINS 
Carbamezapine 100mg. 


10x10 S AL / ST 
10x10 S AL /BLS 
10x10 S AL/ ST 
10x10 S AL /BLS 
10x10 S AL/ ST 
10x10 S AL /BLS 


219. 62 
216 . 62 
114. 88 
111. 88 
59 . 70 
57. 90 


6 . 


7 . 


Carbamezapine Syp/ Susp . 


30. 82 


100ml BOT 
with M / CUP 

50ml BOT 
with M /CUP 


8 . 


Carbamczapinc Syp/ Susp . 


Carbamezapine 100mg, 


16. 82 


67 - 41147 - 2 


[ No . 9 ( 24 )/ 96 - PI (II)] 
K . L . GUPTA, Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC . 3(ii )] 


आदेश 

नई दिल्ली, १ जनवरी , 1997 
. का . आ . 33 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, औषधि ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा १ के उप - पैरा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पैट्रो - रसायन विभाग ) के आदेश सं . का . आ . 627 ( अ ) दिनांक 12- 7- 1995 का 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम सं . 1 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, 
अर्थात् : --- 

सारणी 
क्रम सं. सूत्रयोगका नाम प्रबलता 

पैक आकार अधिकतम कीमत ( रु . ) 
1 2 

5 
" 1. ग्रिसोफुलविन गोलिया 125 मि . ग्रा ./ गोली 

10 का जीपी / पत्ता 


8. 001 


उक्त सारणी में क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियां हटा ली आएं । 


[ सं. १ ( 24 ) / 96 - पीआई ( II ) ] 

के . एल. गुप्ता, अपर सचिव 


टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में , रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( रसायन और पैट्रो रसायन विभाग ) की सरकारी अधिसूचना सं. का. आ . 627 ( अ ) 
दिनांक 12- 7. 1995 के द्वारा प्रकाशित हुआ था और उसके बाद उसका निम्न द्वारा संशोधन किया गया था : 

( 1 ) सरकारी अधिसूचना सं . का . आ . 904 ( अ ) दिनांक 10 - 11- 1995 भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II खंड- 3 ( ii ) में प्रकाशित । 


. 


. . 


ORDER 

New Delhi, the 9th January 
S . O . 33 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by sub -paragraph (1 ) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) 
Order, 1995 , the CentralGovernment herebymakes the following amendments in the order of the Government of India in the 

Ministry of Chemicals and Fertilizers ( Department of. Chemicals and Petro- Chemicals ) No. S. O . 627( E ) dated 12 -7 -1995 , 
namely : 

In the Table below the said Order, for serial number 1 and entries relating therсto, the following serial number and 
entries shall respectively be substituted, namely : -- 

TABLE 
SI. No. Name of the formulation Strength 

Pack Size Ceiling Price (Rs.) 
2 

5 


4 


" 1. 


Griscofulvin Tablets 


12.5mg/Tablet 


10 S GP /Strip 


8 . 00 " 


In the above Table serial No. 2 and the entries relating thereto be deleted , 


[ No . 9 ( 24 )/ 96 - Pl (II) ] 
K . L . GUPTA , Under Secy. 


Note : The principal order was published in the Gazette of India vide Government notification , Ministry of Chemical 
and Fertilizers ( Department of Chemicals and Petrochemicals) No . S. O . 627( E) dated 12- 07 -1995, and was subsequently 
amended vide : 


(i) 


Government Notification No . S . O . 904 ( E) dated 10 -11 - 1995 published in the Gazette of India, Extra 
ordinary, Part II, Section 3 ( ii ). 


Printed by the Manager , Govt. of India Preus, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


